844 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT . 14, 2008 ( ASVN. 22, 1930 SAKA) 


[ PARTI 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा), करनाल वृत 


दिनांक 29 सितम्बर, 2008 


संख्या 26. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सरकारी प्रयोजन नामत: सड़क 
पुंडरक से बुढनपुर उर्फ रूकनपुर के लिए ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेलिखेनिर्दिष्ट इलाके में 
भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवत: अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जारी की गई है ।, जिससे यह 
सम्बन्धित हो । 


. 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने कर्मचारियों 
तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत 
करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन 
के अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं मार्ग शाखा) अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में आपति दायर 
कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


मांव 


रकबा 


क्षेत्र नम्बरान खसरी 


कनाल 


मरले 


1 


2 


3 


4 


5 


करनाल 


करनाल 


1 


15 


46 


1/1 


बुढनपुर 

उर्फ 
रूकनपुर 
हदबस्त नं ० 10 


47 


5/3 


0.22 एकड़ 


(हस्ता०)... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
करनाल वृत, लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं मार्ग शाखा), 


करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH), KARNAL CIRCLE 


The 29th September, 2008 


No. 26 .-- Whereas, it appear to the Governor ofHaryana that the land is likely to be taken by the Government at 
public expenses, for a public purpose , namely, for the construction of Road Pundrak to Budhanpur alias Rukanpur. 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 for all to whom it 
may concern . In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased to 
authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and 
survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ , OCT. 14 , 2008 (ASVN . 22 , 1930 SAKA ) 


845 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days 
of the publication of the notification , file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, P. W.D. (B & 
R Branch ), Ambala Cantt. 


Specification 


District 


Tehsil 


Boundary or No. Khasra 


Village/ 
H.B.No. 


Areain Acres 
K 

M 


-- 


2 


3 


4 


5 


-- 


Karnal 


Karnal 


15 


Budhanpur a Alias 
Rukanpur H. B. No. 10 


46 
47 


1/1 
5/3 


0.22 Acres 


( Sd. ) ... , 
Superintending Engineer , 
Karnal Circle , PWD ( B & R Branch ),Karnal, 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी वृत 


दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 
संख्या 714.-~-चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
constructing 2 lanes ROB at Bhiwani at Level X - ing No. 53 - C in KM 82 /13-14 T. P. on Delhi-Rewari-Bhatinda Railway 
Line X-ing Bhiwani Tosham road at RD 85.04 in Bhiwani District . सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत: यह 
घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी 
को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश दिये जाते हैं । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी तथा कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय 
मण्डल लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं मार्ग शाखा), भिवानी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


- 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


नम्बर खसरा 


हदबस्त 

नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 


भिवानी 


भिवानी 


भिवानी लोहड 


22 


1.11 


482मिन , 483मिन , 484मिन , 485मिन , 
486मिन, 487मिन , 493/ 2 मिन, 494मिन और 
जैसा कि मौके पर डिमार्केशन है । 


भिवानी 


भिवानी 


भिवानी जोन-पाल 


21 


1.81 


724 / 1 मिन, 724/ 2मिन , 725/ 1 मिन, 725/ 2 मिन, 
126/ 1 मिन , 726/ 2मिन , 728/ 1मिन, 728/ 2मिन 
729मिन, 730मिन, 732 मिन, 734मिन, 14मिन, 
728मिन और जैसा कि मौके पर डिमार्केशन है । 


कुल: 2.92 एकड़ 

हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 

( हस्ता ०)... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी परिमण्डल लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़क शाखा), 

भिवानी । 


846 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT . 14,2008 ( ASVN. 22 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDING AND ROADS BRANCH ), CIRCLE BHIWANI 

The 3rd October, 2008 
No.714. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land below needed by the Government at public 
expense , for a public purpose , namely constructing 2 lanes ROB at Bhiwani at Level X -ing No. 53 - C in KM .82 /13-14 
T. P. on Delhi-Rewari -Bhatinda Railway Line X -ing Bhiwani Tosham road at RD 85.04 in Bhiwani District. It is 
therefore here declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act , 1894 to all whom it may 
concern and under the provision of Section 7 of the said Act the Land Acquisition Collector, Haryana, PWD (B & R 
Branch ), Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, PWD (B & R Branch ), 
Bhiwani and Executive Engineer, Provincial Division , PWD (B & R Branch ), Bhiwani on any working day . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Hadbast No. 


Locality / 
Village 


Area 
in Acres 


Rectangle/Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


Bhiwani 


Bhiwani 


Bhiwani Lohar 


22 


1.11 


Bhiwani 


Bhiwani 


Bhiwani Zone pal 


21 


1.81 


482Min, 483Min , 484Min, 485Min, 
486Min, 487Min , 493/2Min , 494Min 
and as demarcated at site . 
724/IMin, 724/2Min, 725 /IMin , 
725 /2Min, 726 /1Min, 726/2Min, 
728/1Min, 728/2Min 729Min , 730Min, 
732Min , 734Min, 14Min , 728 Min 
and as demarcated at siie . 


Total : 2.92 Acres 


For and on behalf of Governor of Haryana . 


( Sd.) .. 

Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle, PWD (B & R Branch ), Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


- 


दिनांक 1 अक्तूबर, 2008 
क्रमांक 44/130 डब्ल्यू ० पानीपत. - जैसा कि हरियाणा सरकार की घोषणा क्रमांक 43/ पानीपत दिनांक 15 सितम्बर, 2008 द्वारा भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन जारी की गई है, जिसकी हरियाणा सिंचाई विभाग पंचकूला के खर्च पर जनता की सुविधा हेतु 
नामत: रामगढ़ राजबाहा आर० डी ० 0 से 55990 टेल जोकि आर ० डी ० 145250 - आर- समानान्तर दिल्ली ब्रांच से निकलेगी, के निर्माण के 
लिए ग्राम सरसाद, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत , से छुट गये किला नम्बर एवं अतिरिक्त भूमि स्थित है । 

अब, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 7 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार जिला राजस्व 
अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सोनीपत को निर्देश देती है कि उपरोक्त गजट में वर्णित भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही करें । 

राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


एम ० के ० आहूजा, 

अधीक्षक अभियन्ता 
यमुना जल सेवायें परिमण्डल करनाल । 


३ 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 14 , 2008 (ASVN . 22 , 1930 SAKA) 


847 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 1st October , 2008 


No. 44/130 W Panipat.-- Whereas, the land described in the Haryana declaration No. 43 , Panipat dated 
15th September, 2008 issued under Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the 
expenses of Irrigation Department Haryana, Panchkula , for public purpose, namely, constructing Ramgarh Distributory 
from R. D. 0-56990 tail off taking at R. D. 145250 /R Parellel Delhi Branch (Khubru Complex ) in Village Sarshad 
in Tehsil Gohana , District Sonipat for left out Killas and additional land . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of Land Acquisition Act, 1894 , the Governor 
of Haryana hereby directed to the Land Acquisition Collector-cum -District Revenue Officer Sonipat to take order for 
the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the above said 
Gazette . 


By order of Governor of Haryana . 


1 


M.K.AHUJA , 
Superintending Engineer , 
Y.W.S. Circle , Karnal. 


44763 - C.S .-- H.G.P ., Chd . 


